9 

सत्यमेव जयते 

THE 

JHARKHAND GAZETTE 

EXTRAORDINARY 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

29 CHAITRA , 1944 ( S ) 

RANCHI , TUESDAY , 19th APRIL , 2022 

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

19th APRIL , 2022 

Notification No. 01/2022 - State Tax 

S.O. No. 13 , Dated 19 April , 2022 -- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 4 ) of rule 
48 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules , 2017 , the Government , on the recommendations of 
the Council , hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of 
Jharkhand in the Commercial Taxes Department , No. 13/2020 – State Tax , dated the 25th June , 2020 , 
published in the Gazette of Jharkhand , Extraordinary , vide S.O. No. 36 , dated 25th June , 2020 , 
namely : 

In the said notification , in the first paragraph , with effect from the 1st day of April , 2022 , for the 
words " fifty crore rupees " , the words " twenty crore rupees " shall be substituted . 

[ File . No. Vakar / GST / 01 / 2020 ] 

By the order of the Governor of Jharkhand , 

Aradhana Patnaik , 

Secretary , 
Commercial taxes Department . 

Note : The principal notification No. 13/2020 – State Tax , dated the 25th June , 2020 , published in the 
Gazette of Jharkhand , Extraordinary , vide S.O. No. 36 , dated 25th June , 2020 and was last amended 
vide notification No. 23 / 2021- State Tax , dated the 24th December , 2021 , published vide S.O. No. 66 , 
dated the 24th December , 202 


No. 181 


2 

Jharkhand Gazette ( Extraordinary ) , Tuesday , 19th April , 2022 

वाणिज्य कर विभाग 

अधिसूचना सं ० . 01 / 2022- राज्य कर 

एस . ओ . सं . 13 , दिनांक 19 अप्रैल , 2022 -- झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली , 2017 
के नियम 48 के उप नियम ( 4 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सरकार , परिषद् की 
सिफारिशों पर झारखण्ड सरकार , वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2020 
राज्य कर 

" 

दिनांक 25 जून , 2020 जिसे एस . ओ . सं 36 , दिनांक 25 जून , 2020 के तहत झारखण्ड के 

} 

" 

राजपत्र , असाधारण , में प्रकाशित किया गया था में , निमंलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , प्रथम अनुच्छेद में , 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी , शब्द “ पचास करोड़ रुपये " 
के स्थान पर शब्द " बीस करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

[ सं.सं.वा ० कर / जी.एस.टी. / 01 / 2020 ] 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश 

, 

आराधना पटनायक , 

सचिव , वाणिज्य कर विभाग | 

} 

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 13 / 2020- राज्य कर , दिनांक 25 जून , 2020 , जिसे एस . ओ . सं 
36 , दिनांक 25 जून , 2020 के तहत झारखण्ड के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था 
और उसका अंतिम संशोधन , अधिसूचना संख्या 23/2021 राज्य कर , दिनांक 24 दिसम्बर 2021 , 
जो झारखण्ड के राजपत्र , असाधारण में एस . ओ . सं 66 , दिनांक 24 दिसम्बर 2021 , के द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा किया गया था । 

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 18150 


